180 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 26 , 1994 (VYSK . 6 , 1916 SAKA ) 


IPARTI . 


राजस्व विभाग 


गद्ध जागीर पुरुस्कार 


दिनाक 6 अप्रैल , 1994 


क्रमांक 62 4- ज- 2-94/ 66663 .-- श्री पूर्णमल , पद श्री मोलड़. निवासी गांठ सवाना , ( अब सिवाना ) तहसील 

जिला हव. को वी ५७८ रन पुरु REEम. 1948 की धरा (ए )( ए ) तथा 3 ( 1 ए) के 
प्रधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक. 421 -ज- 2-74/ 20904, दिनांक 26 जून , 1974 द्वार। 150 रुपये और उसके 
बाद अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये 
वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी । 


2 . 


1991 


अब श्री पूर्णमल को दिनांक 1 जनवरी , को हुई मृत्य के परिणामस्वरूप हरियाणा के 
राज्यपाल , 

उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें मात्र तक संशोधन किया 
गया है ) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री पूर्णमल की 
विधवा श्रीमती पातो के नाम खरीफ , 

पातो के नाम बरीफ , 1991 से खरीफ , 1992 तक 300 रूपये वार्षिक तथा रबी , 1993 से 1008 
रुपये वार्षिक की दर से , सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत तवदील करते है । 


रघुवीर सिंह, 


प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग 


LATE NOTIFICATION 


. 


